her. 


SARAM 


Aषा 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


27 भाद्र, 1940 ( श० ) 
18 सितम्बर, 2018 ( ई० ) 


संख्या - 894 राँची, मंगलवार 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग। 


अधिसूचना 
10 अगस्त , 2018 


संख्या- 3/ पद०- 01 ( ग)-01/ 2016 का .- 6074-- श्री अनिल कुमार पाण्डेय , झा०प्र०से० 
( कोटि क्रमांक - 464/03, गृह जिला- पटना), अपर सचिव, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग , 
झारखण्ड, राँची की विशेष सचिव स्तर ( पुनरीक्षित वेतनमान - लेवल -13ए) में प्रोन्नति के उपरांत अगले 
आदेश तक उन्हें विशेष सचिव , गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग , झारखण्ड , राँची के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है | 


संख्या - 3/पद०-01 ( ग)-01/ 2016 का .- 6075 -- श्री दिपांकर पण्डा, झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक 
466/03, गृह जिला - रामगढ़ ), अपर सचिव, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग , झारखण्ड , 
राँची ( अतिरिक्त प्रभार मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी , झारखण्ड राज्य खादी ग्रामोद्योग, राँची) की 
विशेष सचिव स्तर (पुनरीक्षित वेतनमान - लेवल- 13ए) में प्रोन्नति के उपरांत उन्हें स्थानांतरित करते 
हुए अगले आदेश तक विशेष सचिव , राज्यपाल सचिवालय , झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार, 18 सितम्बर , 2018 
ii. श्री पण्डा, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी , झारखण्ड राज्य खादी ग्रामोद्योग , राँची के 
अतिरिक्त प्रभार में यथावत बने रहेंगे | 


संख्या - 3/ पद०-01 ( ग)-01/ 2016 का .- 6076 -- श्री सुबोध किशोर सोरेंग , झा०प्र०से० 
( कोटि क्रमांक - 489/ 03, गृह जिला- गुमला), अपर सचिव, कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची की विशेष 
सचिव स्तर ( पुनरीक्षित वेतनमान - लेवल - 13ए) में प्रोन्नति के उपरांत अगले आदेश तक उन्हें विशेष 
सचिव , कल्याण विभाग, झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच० के० सुधाँशु, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 894 -- 50 


